PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG 8 , 2006 (SRVN . 17, 1928 SAKA ) 


673 


. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 17 जुलाई, 2006 


क्रमांक 1430 -ज-2-2006/13166.-- श्री हरफूल सिंह पुत्र स्व ० श्री बिहारी लाल, निवासी गांव चन्दपुरा , तहसील नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़ की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 5568 - ज-I11-66 /10116, दिनांक 2 जून , 1966 द्वारा 100 /- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर- III -70/ 29506, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक, अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 2944- ज-2-93/ 15918, 
दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज-2-2002/ 9460, दिनांक 
12 जून, 2002 द्वारा 5000 / - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री हरफूल सिंह की दिनांक 13 मई, 2001 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व० श्री हरफूल सिंह की पत्नी श्रीमती गिन्दोडी देवी के नाम फसल खरीफ 2002 से 5000/- रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर ० बी ० खरबन्दा, 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 6 


जुलाई, 2006 


राजस्व विभाग । 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 21 जुलाई, 2006 


क्रमांक 1760 -ज-2-2006/13379.-- श्री सुख लाल पुत्र स्व ० श्री सांवल, निवासी गांव भूरावास, तहसील व जिला झज्जर की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3010- ज- 2-77/ 532 , 
दिनांक 5 जनवरी, 1978 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
1789 - ज -1-79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944- ज -2-93/ 15918, दिनांक 
26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434- ज -2-2002/ 9460, दिनांक 
12 जून , 2002 द्वारा 5000 / - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री सुखलाल की दिनांक 20 नवम्बर , 2005 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व० श्री सुखलाल की पत्नी श्रीमती धापो देवी के नाम फसल खरीफ 2005. से 5000/- रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर ० बी ० खरबन्दा , 


चण्डीगढ़ : 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


दिनांक 14 जुलाई, 2006 


राजस्व विभाग । 


